निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आषाढ़ 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 649) पटना , मंगलवार , 10 जुलाई 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

9 जुलाई 2018 
सं० 17 / प्रो . - 14 - 01 / 2012 - 9010 / सा . प्र. - सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 
सं0 - 8470 दिनांक 26. 06 .2018 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के श्री किशोर कुमार, नव प्रोन्नत निदेशक 
( संयुक्त सचिव स्तर ), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पथ निर्माण विभाग में निदेशक ( संयुक्त 
सचिव स्तर) के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 649 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


